सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 613 राँची, मंगलवार , 


30 जुलाई, 2019 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जुलाई, 2019 


संख्या-13 /वरीय नियुक्ति -02 / 2013 का०-5904-- झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन के आलोक में श्री संदीप शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति 
सम्बन्धी अधिसूचना संख्या- 5644, दिनांक- 25.06.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त 
अधिसूचना में अंकित शब्द समूह “ औपबन्धिक रूप से” को विलोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रेम कुमार राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 613 50 


